PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 16 , 1986 (AGHN 25 , 1908 SAKA ) 


3245 


राजस्व विभाग 


29 


युद्ध जागीर 


दिनांक 10 दिसम्बर , 1986 


क्रमांक 115 1-ज-( 2)-86/ 37796.- श्री रामसरूप , पुत्र श्री बुध राम , गांव भुरथल , तहसील झज्जर , जिला रोहतक , 
की दिनांक 24 मई, 1935 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 
2 (ए ) (1 ) तथा 3( 1)( ए) के प्रधान प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सवरूप की मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 445 -ज-( 2)-79/16924, 9 अप्रैल , 1978 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-(I) -79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती वीरा देवी के नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते 


दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 
क्रमांक 1106- ज (I) -86/ 37696.- श्री गोपाल सिंह , पुत्र श्री बदलु , गांब धनवापुर , तहसील गुड़गांवा, जिला 
गुड़गांवा , की दिनांक 17 अक्तूबर , 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
( ए)( ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गोपाल सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1448-ज ( D - 79/ 38818, दिनांक 25 सितम्बर , 1979 तथा 
1789-ज ( I ) -79, 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती भगवानी 
देवी के नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दो गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्व ( ए ० तथा जे ०) विभाग । 


WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND 
BACKWARD CLASSES DEPARTMENT, HARYANA 

The 1st December , 1986 
No. 5031-SW (1) -86 . - I « partial modification of Haryana Government, Welfare of Scheduled 
Castes and Backward Classes Department Notifications No. 6820- SW (1)-75/21055 , dated the 18th 
September, 1975 and 2895-SW (1)-82, dated the 20th September, 1982 , the Governor of Haryana is 
pleased to make the following additions/amendments in the rules for tailoring training to Harijan 
Widows , with immediate effect : 
(i) Below para 3 of object , the following shall be added and will be 

known as para 
3 (i) : 

3 (i). Age : - “ The age of the trainee should be between 15 to 40 years." 
( ii) In para 5 , the rate of stipend will be read as Rs. 100 per month per trainee 

instead of Rs. 50 per month per trainee . 
( iii ) Below para 5 of Rate of Stipends, the following shall be added and will be known as para 

5 (i) : 
5 (i) Raw Material : - “ The trainees shall also be awarded a sum of Rs 50 per month per 

trainee for the purchase of raw material during the course of training . 
2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed , -vide their U.O. No. 
1 ( 110 )-3FGII- 86/ 3482 , dated 21st November , 1986. 

M. D. ASTHANA , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 
Welfare of Scheduled Castes and Backward 

Classes Department, 


